Regd. No.CHD / 0093/ 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


सरकार 


GOVT 
. O 


KARYANA 


OF 


Haryana Government Gazette 


PART- I 


- 


Published by Authority 
© Government of Haryana 
No. 45-2016 ] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 8 , 2016 ( KARTIKA 17 , 1938 SAKA) 

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
निर्वाचन सदन , प्लाट नं ० 2 , सैक्टर 17, पंचकूला । 

अधिसूचना 

दिनांक 13 अक्तूबर, 2016 
क्रमांक : रा ० नि ० आ ० / 3 ई -11 / 2016 / 6252. यह कि राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना 
क्रमांक रा ० नि ० आ ० / 3 ई -11 / 2014 / 1897 दिनांक 11.07.2014 के पैरा -1 में दर्ज चुनाव प्रतीकों की सूची श्रेणी ( ख) हरियाणा 
राज्य स्तरीय दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक की क्रम संख्या -1 में हरियाणा जनहित कांग्रेस ( बी ० एल ०) को 
हरियाणा राज्य स्तरीय दल के रूप में अंकित करते हुये पार्टी का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आरक्षित प्रतीक 
ट्रैक्टर को ही पार्टी के सिम्बल के रूप में अधिसूचित किया गया है । 

यह कि हरियाणा जनहित कांग्रेस ( बी ० एल ० ) के इण्डियन नेशनल कांग्रेस में विलय होने के कारण , भारत निर्वाचन 
आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.09.2016 के तहत हरियाणा जनहित कांग्रेस ( बी ० एल ०) का नाम मान्यता प्राप्त दलों एवं 
पंजीकृत दलों की सूची से हटाते हुये इस दल को प्रदत ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह को भी अगले आदेशों तक फ्रीज कर दिया गया 
है । 

यह कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 06.09.2016 को मध्यनजर रखते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, 
हरियाणा जनहित कांग्रेस ( बी ० एल ०) तथा पार्टी के नाम आरक्षित चुनाव प्रतीक ट्रैक्टर को आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 
क्रमांक रा० नि ० आ ० / 3ई0-11 / 2014 / 1897 दिनांक 11.07.2014 के पैरा -1 में दर्ज चुनाव प्रतीकों की सूची श्रेणी ( ख ) की 
क्रम संख्या 1 से अगले आदेशों तक अलोपित करता है । 


2 . 


3 . 


आदेश द्वारा, 


सचिव , 


पंचकूलाः 
दिनांक 10 अक्तूबर , 2016. 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा । 


54728_C.S._H.G.P., Chd . 


( 1666 ) 


